PART II 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 26 , 2002 (AGHN. 5, 1924 SAKA) 


921 


चकबन्दी विभाग 

दिनांक 14 नवम्बर , 2002 
संख्या 1524-ए 0 आर0एस0-1-2002/10911. - पूर्वी पंजाब जोत ( समेकन तथा खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1948 (1948 का 
अधिनियम 50), की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग 
करते हुये तथा हरियाणा सरकार, चकबन्दी विभाग, अधिसूचना संख्या 2803- ए0 आर 0 एस0-1-99/2072, दिनांक 14 फरवरी, 2000 के 
अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री आर0 आर0 बंसवाल, आई0 ए0 एस 0, आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक को अपने 
वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के प्रशासन के लियेनियुक्त करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा 
प्रयोग की जाने वाली शक्तियां उनको प्रत्यायोजित करते हैं । 


। 


- 


सुनील आहूजा, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

चकबन्दी विभाग । 


. 


CONSOLIDATION DEPARTMENT 


The 14th November, 2002 
No. 1524- ARS -1-2002/19911 .--- ] n exercise of the powers conferred by Sub- section (1) of Section 41 of the East 
Punjab Holding ( Consolidation and Prevention of Fragmentation ) Act, 1948 ( Act 50 of 1948 ) and all other powers 
enabling him in this behalf and in supersession of Haryana Government, Consolidation Department, notification 
No. 2803-ARS -1-99 /2072, dated the 14th February, 2000 ,the Governor of Haryana herehy appoints Shri R. R. Banswal , 
IAS Commissioner, Rohtak Division , Rohtak in addition to his present duties, for the administration of the said Act and 
delegates to him the powers exercisable hy the State Government under Section 42 of the said Act. 


SUNIL AHUJA , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Consolidation Department. 


लोक निर्माण ( भवन तथा सड़कें ) विभाग 

दिनांक 18 नवम्बर , 2002 
संख्या 4/18- बी 0 एण्ड आर0- स्था0-4/ 2001 ...- भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड ( ख) में अन्तर्विष्ट 
उपबन्धों के अनुसरण में तथा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अशाः क्रमांक 2/10/ 97-2जी 0एस0-1, दिनांक 9 जनवरी, 2002 में अन्तर्विष्ट 
हिदायतों के अनुसार, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कें शाखा ( ग्रुप ख) सेवा नियम, 1980 के 
परिशिष्ट क में दर्शाए गए पदों की पदोन्नति के लिये उपयुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को 
शामिल करते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति गठित करते हैं , अर्थात् : 

1. सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण ( भवन तथा सड़कें ) विभाग 
2. हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा 

आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला 
3. प्रमुख इंजीनियर , हरियाणां लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें ) शाखा 

सदस्य 
4. वरिष्ठतम मुख्य इंजीनियर , हरियाणा लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़कें शाखा) 

सदस्य सचिव 


अध्यक्ष 


सदस्य 


नरेश गुलाटी, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
लोक निर्माण ( भवन तथा सड़कें ) विभाग । 


PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS) DEPARTMENT 

The 18th November , 2002 
No. 4/ 18 - B & R ( E )-4/2001.-- m pursuance of the provisions contained in Sub - clause ( b) of clause ( 3) of Article 
320 of the Constitution of India and in accordance with the instructions of the Chief Secretary to Government Haryana 
contained in U.O. No. 2/10/97-2GSI, dated the 9th January , 2002 , the Governor of Haryana hereby constitutes the 
Departmental Promotion Committee consisting of the following members to prepare a list of officials/officers suitable 


922 


HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 26 , 2002 (AGHN . 5, 1924 SAKA ) 


[PART 1 


for promotion to the posts shown in Appendix A to the Haryana Public Works Department Building and Roads Branch 
(Group B ) Service Rules, 1980 , namely :--- 
1. The Secretary to Government , Haryana Public Works 

Chairman 
(Building and Roads ), Department. 
2. Member of Haryana Public Service Commission (to be nominated 

Member 
by the Chairman , Haryana Public Service Commission ). 
3. Engineer-in -Chief, Haryana Public Works Department 

Member 
( Building and Roads Branch ). 
4. Senior Most Chief Engineer, Haryana Public Works Department 

Member -Secretary 
(Building and Roads Branch ). 


NARESH GULATI, 
Commissioner & Secretary to Government Haryana , 

Public Works (B & R ) Department. 


राजस्व विभाग 


- 


बुद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 11 नवम्बर , 2002 
क्रमांक 2475- ज- 2-02/ 22252. - श्री खेल सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव बाखली ग्रुप नं 0 4, तहसील गुहला, जिला कैथल को 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 806- ज-2-75/13084 , 
दिनांक 19 मई, 1975 द्वारा 150/- रुपए वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज- 2-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 
द्वारा 300/-रुपए और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज- 2-93 /15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपए वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री खेल सिंह की दिनांक 10 फरवरी, 2002 को मृत्यु हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री खेल सिंह की पत्नी श्रीमती सिमर कौर के नाम खरीफ 2002 से 5000/ - रुपए वार्षिक की संशोधित दर से 
सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 2432- ज-2-02/ 22256. - श्री घनश्याम पुत्र श्री तुलसी राम निवासी गांव गोडोसा, तहसील होडल, जिला फरीदाबाद को 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 595- ज-2-79/18007 , 
दिनांक 19 अप्रैल, 1979 द्वारा 150/ - रुपए वार्षिक की दर से और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-2-79/44040 , दिनांक 
30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 /-रुपए और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93 / 15918 , दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - रुपए 
वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री घनश्याम की दिनांक 2 जनवरी, 2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए इस जागीर को श्री घनश्याम की पत्नी श्रीमती प्रेमवती के नाम रबी 2002 से 5000 /- रुपए वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों 
के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 2343- ज- 2-02/22260. - श्री सुरतन सिंह पुत्र श्री जयसी निवासी गांव दिनोकरी, तहसील व जिला गुड़गावां को पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए)(1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 615- ज- 2-76/ 11328, दिनांक 
15 अप्रैल, 1976 द्वारा 150/ - रुपए वार्षिक की दर से और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज- 2-79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 
1979 द्वारा 300/-रुपए और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93 /15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000/- रुपए वार्षिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री सुरतन सिंह की दिनांक 15 मार्च, 2001 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा 
कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए इस जागीर को श्री सुरतन सिंह की पत्नी श्रीमती भरतो देवी के नाम रबी 2002 से 5000/ - रुपए वार्षिक की संशोधित दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


(हस्त०). . ., 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


